Part I) 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 10 , 2005 ( VYSK . 20, 1927 SAKA) 


577 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


. 


दिनांक 3 मई , 2005 


क्रमांक 844- ज -2-2005/6490.-- श्री मांगे राम पुत्र स्व ० नानक चन्द निवासी गांव मुनीमपुर , तहसील झज्जर , जिला रोहतक अब 
झज्जर की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए), (1 ए) तथा 3 (1 ए ) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1483 - ज 
2-81/ 29858, दिनांक 21 अगस्त, 1981 द्वारा 300/ - रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2944 - ज- 2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/- रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् 
अधिसूचना क्रमांक 1434- ज-2-2002/9460, दिनांक 12 जून , 2002 द्वारा 5000/- रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदानमें 
संशोधन किया गया था । 


2. अब श्री मांगे राम की दिनांक 8 मार्च, 2000 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व ० मांगे राम की पत्नी श्रीमती फूलवती के नाम रबी 2001 से 1,000/ - रुपये वार्षिक तथा रबी 2002 से 
5,000 रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 19 अप्रैल , 2005 


के ० एल ० गुलेरिया , 
उप सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


-.. 


Order 


The 28th April, 2005 


No. 4801 /8-W.-- Whereas, the land described in the Haryana Government Notification No. 4620/8- W, dated 
25th April, 2005 of Land Acquisition Act, 1894 has been declared to be needed by the Government at public purpose, 
namely, for construction of Mundhal -Talu link Drain from R.D.0-47844 outfall at R.D.70120 / L, Bass Multipurpose 
channal in Village Banda Heri,MundhalKalan , Talu,Kungar , Siwana in Tehsil Hansi/Bhiwani/BawaniKhera and District 


Hisar / Bhiwani. 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred under Section 7 of the Land Acquisition Act , 1894 , the 
Governor ofHaryana hereby directs the Land Acquisition Collector/ District Revenue Officer, Bhiwani/Hisar to take order 
for acquisition of land described in the specifications appanded to declaration published with the notification . 


By Order of Governor of Haryana . 


( Sd. ) ..., 
Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle, Bhiwani. 


" : 


